HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), DEC . 17 , 2018 ( AGHN . 26 , 1940 SAKA ) 


779 


हरियाणा सरकार 
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 
संख्या का आ० 89 / पं०अ० 17 / 1887 / धा० 5 / 2018. - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908(1908 का केन्द्रीय 
अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम , 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट 
राजस्व सम्पदाओं को क्रमशः खाना 3 में विनिर्दिष्ट उप - तहसील खिजराबाद से निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के खाना 5 
में विनिर्दिष्ट तहसील छछरौली में उन्हें शामिल करते हुए जिला यमुनानगर की उप तहसील खिजराबाद तथा तहसील 
छछरौली के क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं , अर्थात् : 

अनुसूची 
क्रम राजस्व जहां से क्षेत्र निकाला जाना है 

जिसमें क्षेत्र शामिल किया जाना है 
संख्या सम्पदा का - 
उप – तहसील 

तहसील 

तहसील उप - तहसील जिला 
नाम 


2 


3 


जाटावाला 


1. 
2. 


__ 


56 
छछरौली 
छछरौली 


खिजराबाद 
खिजराबाद 


यमुनानगर 
यमुनानगर 


डारपुर 


___ _ _ 


केशनी आनन्द अरोड़ा , 
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार , 

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग । 


780 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 17 , 2018 ( AGHN . 26 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


Notification 


The 17th December, 2018 
No. S .O . 89/ P . A . 17/ 1887/ S . 5 /2018 . — In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land 
Revenue Act, 1887 ( Punjab Act 17 of 1887 ) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 
of 1908) , the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of sub -tahsil Khizrabad and tahsil 
Chhachharauli in district Yamuna Nagar by excluding the revenue estates specified in column 2 of the Schedule given 
below from sub -tahsil Khizrabad specified in column 3 and including the same in tahsil Chhachharauli specified in 
column 5 respectively of the said Schedule , namely : 

SCHEDULE 


Area to be excluded from 


Area to be included in 


Serial 
Number 


Name of the 
revenue estate 


sub - tahsil 


tahsil 


Tahsil 


Sub - tahsil 


District 


3 


4 


6 


5 
Chhachharauli 


Jatawala 


Khizrabad 


- 


Yamuna Nagar 
Yamuna Nagar 


Darpur 


Khizrabad 


Chhachharauli 


- 


KESHNI ANAND ARORA , 

Additional Chief Secretary and 
Financial Commissioner to Government Haryana , 
Revenue and Disaster Management Department. 


8478 — L . R . — H .G . P ., Pkl. 


